सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 704 राँची, शुक्रवार , 


30 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


संकल्प 


28 अगस्त, 2019 


, 


, 


- 


संख्या-5/ आरोप-1-150/2016- 18385 ( HRMS )-- श्री रविराज शर्मा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
809/03, गृह जिला- खगडिया), तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक , मंडल कारा , धनबाद के विरूद्ध कारा 
महानिरीक्षक , झारखण्ड, राँची के पत्रांक -4053/ जे ०, दिनांक 16.12.2016 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप 
गठित कर उपलब्ध कराया गया , जिसमें इनके विरूद्ध कर्मियों पर नियंत्रण नहीं होने , कारा हस्तक 
नियम -61 , 73 का अनुपालन नहीं करने , कारा में नियमित रूप से भ्रमण नहीं करने तथा तलाशी नहीं 
लेने , कर्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं बंदी से मेल-जोल रखने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक -685 , दिनांक 20.01.2017 द्वारा श्री शर्मा से 
स्पष्टीकरण की माँग की गयी । इसके अनुपालन में इन्होंने अपने पत्रांक -3522 , दिनांक 02.08.2018 

द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें इनके द्वारा कहा गया कि अतिरिक्त प्रभार रहने के बावजूद 
भी इनके द्वारा काराधीक्षक , मंडल कारा , धनबाद का कार्य इन्होंने पूर्ण तत्परता, लगन तथा 
निष्ठापूर्वक किया तथा किसी भी बंदी से मेल - जोल नहीं रखा गया । 


2 


, 


. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 30 अगस्त , 2019 
श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -6898 , दिनांक 07.09.2018 द्वारा कारा 
महानिरीक्षक, झारखण्ड , राँची से मंतव्य की माँग की गयी । कारा महानिरीक्षक , झारखण्ड , राँची के 
पत्रांक -3898, दिनांक 26.12.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया , जिसमें श्री शर्मा के 
स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया । 

श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप , इनके स्पष्टीकरण एवं कारा महानिरीक्षक , झारखण्ड , राँची से प्राप्त 
मंतव्य के समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री शर्मा के स्पष्टीकरण पर कारा महानिरीक्षक , 
झारखण्ड, राँची द्वारा एक Generalised form में overall मंतव्य दिया गया , जबकि आरोपवार दिये गये 
स्पष्टीकरण पर आरोपवार मंतव्य एवं निष्कर्ष दिया जाना वांछनीय है । 

समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक -3174, दिनांक 18.04.2019 द्वारा कारा महानिरीक्षक , झारखण्ड , 
राँची से आरोपवार मंतव्य एवं निष्कर्ष की माँग की गई । कारा महानिरीक्षक , झारखण्ड , राँची के 
पत्रांक -1639 / जेल , दिनांक 06.06.2019 द्वारा आरोपवार समीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया , 
जिसमें श्री शर्मा के विरूद्ध लगाये गये आरोप सं०-1 , 2 एवं 3 को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित 
किया गया । 

श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं कारा महानिरीक्षक , झारखण्ड , राँची से प्राप्त 
मंतव्य के समीक्षोपरांत कारा महानिरीक्षक , झारखण्ड, राँची के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री शर्मा के 
स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुए इस मामले में इन्हें “ भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी" के साथ 
आरोप मुक्त किया जाता है । 


. 


, 


Sr No. 


Decision of the Competent authority 


Employee Name 

G.P.F. No. 


1 


3 


2 
RAVI RAJ SHARMA 
BHR/ BAS/ 3767 


श्री रविराज शर्मा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक -809/ 03, गृह 
जिला- खगडिया ), तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक , मंडल कारा , 
धनबाद को " भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी " के साथ 
आरोप मुक्त 

किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या : BHR/ BAS /2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 704 -- 50 


